निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1072) पटना , बुधवार , 18 सितम्बर 2019 

उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

17 सितम्बर 2019 
सं० ह0क0( 10 ) विविध - 02 / 2019 – 4040 — बिहार में रंगरेज आर्टिजनों के कल्याणार्थ राज्य स्तरीय रंगरेज 
आर्टिजन विकास समिति का निबंधन किया जाना है । निबंधन हेतु आम सभा में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त 
निम्नलिखित पाँच रंगरेज आर्टिजनों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले दो वर्षों के 
लिए मनोनीत किया जाता है : 
(i) मो0 मुस्तकीम अख्तर रंगरेज , पिता - स्व० अब्दूल रउफ , पता - निकट गली नं0 - 11 नगमतिया कॉलनी, 

गया । 
(ii ) जफर इमाम रंगरेज , पिता - स्व0 मो0 अय्युब पता -दिवान मोहल्ला , पानदरीवा हमाम, पो0 - पटना सिटी । 
(iii ) सलमा खातुन, पति -फिरोज अख्तर, पता - घर नं0 103, लालबाग, महेन्द्रु , पटना - 6 
(iv ) असगर अली, पिता - स्व0 मरहुम अब्दुल रहीम , पता - नालबंद टोली, ठठेरी बाजार, वार्ड नं0 - 26, बक्सर । 

प्रो0 म0 सलाउद्दीन , पिता - बसर्दीन , पता - खोदानगर, मोतिहारी 
2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग , बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1072 - 57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


